निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 302 ) 


___ 5 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 26 जून 2009 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

24 जून 2009 
सं0 2 / स्था0 - 04 / 09 - 1641 - आ0प्र0 — राघवेन्द्र झा , उप - सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार , पटना को 
उनकी स्वयं की चिकित्सा के क्रम में दिनांक 28 फरवरी, 2009 से दिनांक 08 मार्च, 2009 तक कुल 9 ( नौ ) दिनों 
का उपार्जित छुट्टी की बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 ( क ) के अधीन, घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामरूप सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


__ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 302- 571+ 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


